निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 70 ) 


27 फाल्गुन 1930 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 18 मार्च 2009 


सं0 - पुर0 -01/ 2004 / 20 रा० 
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा ) विभाग 


संकल्प 

9 जनवरी 2009 
विषय :- मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग की हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान 

योजना 2008 - 09 के अधीन अनुशंसित लेखकों को पांडुलिपि प्रकाशन हेतु 
अनुदान की स्वीकृति । 

वर्ष 2008 - 09 के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा ) विभाग की हिन्दी 
पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित चयन समिति की 
अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित पांडुलिपियों के लेखकों को उनके नाम के सामने 
अंकित राशि प्रकाशन अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है : 


क्रमांक 


पांडुलिपि का नाम 


लेखक का नाम एवं पता 


अनुदान 

राशि 
(रुपये में ) 


1 


3 


4 


2 

श्री आलोक भारती 

मेसर्स बजरंग लाल सुंदर कुमार 
खामोशियों की झील में । मेन रोड , पो0 - जयनगर , 

जिला- मधुबनी , बिहार , 847226 , 
फोन - 06246 - 223147 / 222081 


7 ,000 / 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 18 मार्च 2009 


कविताएं रमेश नील 
कमल की 


20 , 700 / 


श्री रमेश नील कमल 
अक्षर बिहार , अवंतिका मार्ग , 
जमालपुर मुंगेर , बिहार , 811214 , 
फोन - 06344 - 242373 
श्री रामदेव प्रसाद शर्मा 
दाननगर , खगड़िया , बिहार , 
पिन - 851204 , 
फोन - 06244 - 224504 , 
मो0 - 09852831514 


3 


प्रबोधा ( यात्रा वृतांत ) 


13 , 300 / 


4 


टुकड़े- टुकड़े जिन्दगी 


श्री शिवनन्दन सलिल 
शिवगंज , दरियापुर , मुंगेर- 811202 


12,600 / 


चमरटोली का चन्दू 


श्री सैयद जावेद हसन 
द्वारा - बुक इम्पोरियम सब्जीबाग , 
पटना - 800004 , मो0 - 9431033977 


12,600 / 


6 


वेद - विमर्श 


डॉ किरण त्रिपाठी 
ए - 306, ए0 जी0 कॉलोनी , 
| पो0 - आशियाना नगर , पटना - 800025 


17 ,500 / 


ना 


- 8000 


7 


श्री अवध दर्शन 


10 , 500 / 


श्री राम सागर सिंह 
चित्रकुट , गाँधी आश्रम , हाजीपुर , 
जिला - वैशाली , बिहार , 
पिन - 844101 , मो0 - 9934293006 , 
9835258987 
श्री अनिरूद्ध सिन्हा 
गुलजार पोखर मुंगेर , बिहार , 
811201 , मो0 - 09430450098 , 
06344 - 225167 


हिन्दी गजल परम्परा 
| और विकास 


15, 400 / 


अफसोस के लिए कुछ 
शब्द 


श्री अरविन्द श्रीवास्तव 
कला कुटीर , अशेष मार्ग , 
मधेपुरा - 852113 , मो0 - 9431080862 


13,700 / 


10 


| कथा जो सकल 
लोकहितकारी 


डॉ० कवीश्वर ठाकुर 
अ0 प्रा0 आचार्य, स्नात्तकोत्तर हिन्दी 
विभाग , ललित ना० मिथिला 
विश्वविद्यालय , कामेश्वर नगर , 
दरभंगा 


19 , 600 / 


11 गीता पीयूष 


श्री छठी लाल गुप्त 
द्वारा बबलू जाल दुकान, मेन रोड , 
खगड़िया , पिन - 851204 


15 , 400 / 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 18 मार्च 2009 


श्री घमण्डी राम 
12 विश्व बाजार में आदमी बल्लमीचक , अनिसाबाद , 

पटना - 800002 


16 ,800 / 


13 | जरा सा उजाला 


श्री गणेश " राज " 
कबीर नगर , पावर हाउस के उत्तर , 
पो +जिला - खगड़िया , पिन 851204 


14,000 / 


14 अधखुले झरोखे से 


श्रीमती इन्दु सिंह 
द्वारा श्यामा कान्त सिंह , 
म0 नं0 - 62 , इन्दिरा नगर , राजापुर , 
पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड , 
पटना - 800001 


13, 300 / 


15 


अर्चन के स्वर 


श्री रत्नेश्वर सिंह 
ग्रा0 + पो0 - चैता , थाना - पकडी दयाल , 
जिला- पूर्वी चम्पारण , पिन - 845414 


11, 900 / 


16 


गंगा कछार 


श्री राम किशोर 
सच्चिदानन्द नगर , तिलका मांझी , 
भागलपुर , मो0 - 9931241335 


19, 600 / 


17 


तड़पते से मरूस्थल में 


10 , 500 / 


श्री राजमणि राय मणि 
ग्रा० + पो0 - उत्तरी धमौनपट्टी, 
भाया - महनार , जिला- समस्तीपुर , 
बिहार , मो0 - 9939519716 
डॉ० सीमा रानी 
द्वारा श्री राकेश रंजन सिन्हा , 
राजकुमार सिंह , स्व0 गौरी शंकर 
सहाय के मकान के सामने , पत्थर 
वाली सड़क ( ट्रांसफॉरमर के पास ) 
सरिस्ताबाद , पटना - 800001 , बिहार 


18 


अमरलता 


5 , 600 / 


2 , 50 ,000 / 


कुल राशि 
( दो लाख पचास हजार रूपये 

मात्र ) 


2 . उपर्युक्त राशि से संबंधित व्यय का वहन राज्यादेश सं0 - 13 / रा0 , दिनांक 
17. 07 .08 के अन्तर्गत स्वीकृत राशि 2, 50 , 000 / - रु0 ( दो लाख पचास हजार रूपये ) से 
किया जायेगा । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 18 मार्च 2009 
3. आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले 

असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । साथ ही इसकी सूचना 
संबद्ध लेखकों को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश शंकर , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 70 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 


